निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 29 माघ 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 153) पटना , वृहस्पतिवार , 18 फरवरी 2016 


पंचायती राज विभाग 

- - - - - - - 

अधिसूचना 

17 फरवरी 2016 
सं0 4प / समि0 - 70 - 03 / 2015 / 1058 / पं0रा0 — ग्रामीण विकास विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या - 9834 
दिनांक 21. 09.1998 द्वारा सिवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड से अलग कर नौतन प्रखंड के सृजन, अधिसूचना संख्या 3836 
दिनांक 21. 09. 1998 द्वारा सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा प्रखंड, पचरूखी प्रखंड, सिसवन प्रखंड एवं रघुनाथपुर प्रखंड से 
अलग कर हसनपुरा प्रखंड के सृजन एवं अधिसूचना संख्या 9833 दिनांक 21.09.1998 द्वारा सिवान जिलान्तर्गत मैरवां 
प्रखंड , आन्दर प्रखंड एवं हुसैनगंज प्रखंड से अलग कर जीरादेई प्रखंड के सृजन के फलस्वरूप बिहार पंचायत राज 
अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम , 2006 ) की धारा - 34 के अधीन बिहार के राज्यपाल, निम्न अनुसूची के स्तम्भ - 2 में 
उल्लिखित प्रविष्टि में नामित प्रखंडों के लिए स्तम्भ - 3 में उल्लिखित पंचायत समिति का गठन करते हैं : 

अनुसूची 
क्रमांक प्रखंड का नाम 

पंचायत समिति का नाम 
| 1 2 

3 
| 1 | नौतन 

नौतन 
2 हसनपुरा 

हसनपुरा 
| 3 जीरादेई 

जीरादेई 


WIN|| 


2. यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार राकेश , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 153 -571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


